जिस्ट्री-सं . डो .. एल . - 33004 / 95 


REGD . NO . D . L....-- 33004 / 95 


UP 


ममीपत 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II खण्ड 3 - उप- खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 .- -Sub- Section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - - 


- - 


- - - - - -- - - - 


. . - 


. - - - - - - - 


- 


- - - - - 


- 


-- - - - - - 


- - - - - 


- - 


- - . . . . - - - . - : 


- - -- - - - - -- - - - 


- - - 


- 


सं . 229] 
No. 229 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अप्रैल 20, 1995 / चैत्र 30, 1917 
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 1995 / CHAITRA 30 , 1917 


__ _ 


- - -- - - 


- - - 


- 


- 


- 


. . . 


- 


- 


- - 


- 


EM 


E REME 


- -- -- . . 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

मई दिल्ली , 20 अप्रैल , 1995 
का . पा . 358( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) 
की धरा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, भारत के राजपन्न, अमाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड ( iii ) तारीख 27 अप्रैल , 1992 में 
प्रकाशित भारत मरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . श्रा , 301 ( अ ) , तारीख 27 अप्रैल , 1992 द्वारा उस अधिसूचना 
से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में के रखनन अधिकारों में 53 . 99 हैक्टर ( लगभग ) या 133 . 41 एकड़ ( लगभग ) माप 
वाली भूमि के सभी अधिकारों का और 601 . 75 हैक्टर ( लगभग ) या 1486 . 98 एकर ( लगभग ) माप वाली भूमि में खनिजों, 
के खनन, खदान, बोर करने , उनको खुदाई करने और तलाश करने , उन्हें प्राप्त करने , उन पर कार्य करने उन्हें ले जाने के अधिकारों 
को अर्जन करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी ; 

और मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार का , पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात 
यह ममाधान हो गया है कि इसमे सलग्न अनुसूची में वर्णित 595 . 36 हैक्टर ( लगभग ) या 1471 . 19 एकड़ ( लगभग ) माप वाली 
भूमि में खनिजों के खनन , खदान, बोर करने, उनकी खदाई करने और तलाश करने , उन्हें प्राप्त करने , उन पर कार्य करने और उन्हें 
ले जाने के खनन अधिकार अजित किए जाने चाहिए । 

अतः, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, यह घोषणा 
करती है कि इसमें संलग्न अनुसूची में वणित 595. 36 हेक्टर ( लगभग ) या 1471 . 19 एकड़ ( लगभग ) माप वाली भूमि में 
खनिजों के खनन , खदान, बोर करने , उनकी खुदाई करने और तलाग करने , उन्हें प्राप्त करने , उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने 
के ग्युनन अधिकार अजित किए जाते हैं । 


921 GI / 95 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — Sec . 3 ( ii ) ] 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के सं , सी 1 ( ई )/ III / जे जे एम प्रार/ 562/ 1194 तारीख 4 अप्रैल , 1995 वाले 
रेखांक का निरीक्षण कलक्टर, यवतमाल ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1 काउंसिल हाउस स्ट्रीट फलफत्ता 70004 
के कार्यालय में , या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) कोल एस्टेट , सिविल लाइन्स नागपुर- 440001 ( महाराष्ट्र ) के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 


अनुसूची 
चिचला खंड 


माजरी क्षेत्र 
जिला यवतमाल ( महाराष्ट्र ) 


खनन अधिकार 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


पटवारी सकिल सं . 


ग्राम सं . 


तहसील 


जिला 


क्रम ग्राम का नाम 
सं . 


क्षेत्र 
हैक्टर में 


टिप्पणियां 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


-- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


313 


वणी 


यवतमाल 


38. 14 भाग 


254 


धणी 


यवतमाल 


9 . 55 भाग 


1. राजुर 
2. भांडेवाडा 
3. दुर्गाडी 
4. बोडाउ 
5. नेत 


156 


वणी 


यवतमाल 


55 . 55 भाग 


243 


वणी 


यवतमाल 


27 . 58 भाग 


187 


मारेगांव 


यवतमाल 


239 . 11 भाग 


339 


यवतमाल 


6 . वरूड 
7. आकापुर 
8. चिचला 


मारेगांव 
मारेगांव 


196 . 52 भाग 
12. 25 भाग 


यवतमाल 


110 


मारेगांव 


यवतमाल 


16. 66 भाग 


- - - - - - 


- - 


कुल क्षेत्र 595 . 36 हैक्टर ( लगभग ) 


या 


1471 , 19 एकड़ ( लगभग ) 


ग्राम राजुर में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक 
4 भाग, 6 भाग , 7 भाग, 8, 9 भाग , 10 भाग , 11 भाग , 12, 13, 14, 15, 16, 17 , 18, 19, 20, 21 भाग , 22 भाग 
23 भाग 


ग्राम भांडेवाडा में अजित किए गए प्लाट संख्यांक 
1, 2 भाग , 3 भाग , 79 भाग 


ग्राम दुर्गाडी में अजित किए गए प्लाट सं . 
1 भाग , 2 भाग , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 , 


ग्राम बोडाउ में अजित किए गए प्लाट सं . 
25 भाग , 37 भाग , 38 भाग, 39 , 40 भाग, 41 भाग , 42 भाग , 43 44, 45 भाग , 49 भाग । 


ग्राम नेस में अजित किए गए प्लाट सं . 
1 से 9, 10 भाग, 11 भाग , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 भाग , 
33 भाग , 34, 35 भाग, 37 भाग , 38 भाग , 39, 40 , 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 , 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 , 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 , 
84, 85 , 86, 87, 88, 89, 90, 91 , 92, 93, 94, 95 , 96, 97, 98, 99 , 100, 101, 102, 103 भाग 106, 107, 108, 109 , 
आबादी । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii )] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


- 


- - - - - - 


- - - 


: 


ग्राम पम्ड में अर्जित किए गए प्लाट सं . 
2, 3, 4, 5, 6/ 1---- 6/ 2, 7/ 1-~- 7/ 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क, 14ख , 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 2 4क , 24ख, 25, 26 , 
27 , 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 , 40, 41, 42, 43, 44, 45 , 46, 47, 48, 49, 50, 51 , 52, 53, 
54, 55 , 56, 57, 58 , 59, 60, 61 , 62, 63, 04, 65 , 66, 67, 68, 69, 70, 71 , 72, 73, 74, 75 , 76, 77 , 78, 79/ 1 - 79/ 2 , 
80, 81, 82 भाग , 83, 84 भाग, 94, 15 2 नाला भाग । 
ग्राम चिनना में अजित किए गए प्लाष्ट सं . 
19, 20, 21, 22, 26 भाग 
ग्राम आकापुर में अर्जित किए गए प्लाट सं . 
37 भाग, 38 भाग , 39 भाग 
सीमा वर्णन : 


क - ख : 


रेखा " क " बिन्दु से प्रारंभ होती है और ग्राम राजर से होकर प्लाट सं . 23, 22, 4, 6, 7 में जाती 
है , फिर प्लाट 8 की बाहरी सीमा के साथ-साथ और प्लाट सं० 9, 10 , 11 में जाती है । उसके 
पश्चात् ग्राम बोडाड से होकर प्लाट सं . 45 में जाती है । उसके पश्चात् प्लाट सं . 45 , 44, 19 की 
बाहरी सीमा के साथ -साथ जाती है, फिर प्लाट सं . 49 , 42, 41, 40, 23 से जाती है और " ख " बिन्दु 
पर मिलती है । 


ख - ग : 


रेखा ग्राम बोडाड से होकर प्लाट सं . 25, 38, 37 में जाती है । उसके पश्चात् ग्राम दुर्गाडी से होकर प्लाट 
सं . 2, 1 से आगे जाती है और फिर ग्राम नेत मे होकर प्लाट सं . 103, 10, 11 में जाती है और 
ग्राम नेत तथा वारूड की समिालिन सीमा पर " ग " बिन्दु पर मिलती है । 


ग - १ : 


रेखा ग्राम वारूड से होकर प्लाट सं . 84, 82 में जाती है फिर प्लाट सं , 81, 80 , 79/ 1 - - 79/ 2, 
78, 77, 94, 75, 74, 70 , 69, 4, 3, की बाहरी सीमा के साथ- साथ जाती है नाला पर करती है 
फिर प्लाट सं . 152 , 6 - 1 - 6 -- 2, 7/ 1/ 7 - 2, 8, 9, 10, 11, की बाहरी सीमा के साथ- साथ जाती 
है इसके पश्चात् ग्राम चिचला और बारूड की सम्मिलित सीमा के साथ -साथ आगे जाती है और प्लाट 
सं . 26 की बाहरी सीमा के साथ -साथ ग्राम चिजला से होकर जाती है और विन्दु “ घ ” पर मिलती है । 


घ - कु - च - छ - ज - स 


: 


रेखा ग्राम चिचला से होकर भागतः प्लाट सं . 26 से होकर और भागत : उसकी बाहरी सीमा के साथ 
साथ जाती है । उसके पश्चात् प्लाट सं . 22, 20, 19 की बाहरी सीमा के साथ- साथ बामड से आगे 
जाती है फिर प्लाट सं . 19 , 18, 22 , 23 , 24 क की बाहरी सीमा के साथ -साथ ग्राम बारुड से होकर 
आगे जाती है नाला पार करती है । उसके पश्चात् प्लाट सं . 39, 38, 37 में ग्राम आकापुर से होकर 
आगे जाती है तथा ग्राम पाकापुर और नेत की सम्मिलित ग्राम सीमा पर विन्दु " म " पर मिलती है । 
रेखा ग्राम नेत से होकर प्लाट सं . 30, 33, 35, 37, 38 में जाती है उसके पश्चात् प्लाट सं . 44 , 
46, 47 की बाहरी सीमा के साथ जाती हुई बिन्दु " अ " पर मिलती है । 


स - 


: 


का - क : 


रेखा ग्राम नेत और भांडेवाडा की सम्मिलित सीमा के साथ -साथ जाती है । उसके पश्चात ग्राम भांडेवाडा 
से होकर प्लाट सं . 3, 2, 79 में जाती है तथा ग्राम राजूर से होकर प्लाट सं . 21, 22, 23 में भाग 
जाती है और प्रारंभिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 


[ सं . 43015/ 3/ 89 - एल . एस . उठल्यू .] 

कमल कान्त मिश्र, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF COAL 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 20th April , 1995 
S. O . 358( E). -- Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal No. s . o . 3016F ) 
dated the 27th April , 1992 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section ( 1) , dated 
the 27th April , 1992 , under sub -section (1) of sçction 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) 
Act , 1957 ( 20 of 1957), the Cential Government give notice of its inmention to acquire the lands measuring 53. 


= 


- 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ PART II — Sec . 3 ( ii ) ] 
= - - - - = - = 

- = _ - - - - - - -- - - - - -- - - - - --- 
hectares (approximately ) or 133,41 acros (approximately ) in all rights and rights to mine , quarry, boro, dig and scarch 
for win , work and carry away minorals in the lands measuring 601. 75 hectares (approximately) or 1486 . 98 acres 
(approximately ) in mining rights in the locality specified in tho Schedule anr.exed to that notification . 

And wliorcas tlio competont authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the 
Central Government ; 


And whereas the Contral Governmont, after considering tho said report and after consulting the Government 
of Maharashtra , is satisfied that the mining rights to minc , quarry , hore , dig and search for, win , work and carry 
away minerals in the lands measuring 595, 36 hectares ( approximatcly ) or 1471.19 acres ( approximately ) described 
in the Schedule appended hereto sliould be acquired ; 

Now , therefore, in exorcise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 9 of the said Act , the 
Central Government hereby declares that the mining rights to mine , quarry, boro , dig and search for, win , work 
and carry away minerals in the lands measuring 595. 36 hectares (approximately) or 1471.19 acres (approximately ) 
described in the Schedule appended hereto are hereby acquired . 


The plan bearing No . C -I ( E ) III /JJMR /562 - 1194 dated thiwtth April, 1995 of the arca covered by this notification 
inay hu inspocted in the Office of the Collector, Yavatmal (Maharashtra ) or in the Ollice of the Coal Controller , 
Council House Street, Calcutta -700001 or in the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), 
Coal Estate , Civil Lines, Nagpur- 440 001 (Maharashtra ) ; 


SCHEDULE 
CHINCHALA BLOCK 

MAJRI AREA 
DISTRCT YAVATMAL (MAHARASHTRA ) 


Mining rights 


Name of village 


Si. 
No. 


Village No. 


District 


Patwar 
Circle No. 


Tahsil 


Remarks 


Area in 
hectares 


1. Rajur 
2 . Bhandewada 
3 . Durgadi 
4 . Bodad 
5 . Net 
6 . Warud 
7. Akapur 
8 . Chinchala 


313 
254 
156 
243 
187 
339 

2 
110 


Wani Yavatmal 
Wani Yavatmal 
Wani Yavatmal 

Wani Yavatmal 
Marogaon Yavatmal 
Maregaon Yavatmal 
Maregaon Yayatmal 
Maregaon Yavatmal 


38 . 14 

9 . 55 
55 . 55 
27 . 58 
239 . 11 
196 . 52 

12 . 25 
16 .66 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Totalarca : 595. 36 hectares 

(approximately ? 


1471 . 19 acres 

(approximately ) 
Plot numbers acquired in village Rajur : 
4 Part , 6 Part, 7 Part, 8, 9 Part, 10 Part, 11 Part, 12, 13 , 14, 15 , 16, 17 , 18, 19 , 20 , 21 Part , 22 Part, 23 Part. 
Plot numbers acquired in village Bhandewada : 
1, 2 Part 3 Part, 79 Part . 
Plot numbers acquired in village Durgadi: 
1 Part, 2 Parl, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11, 12, 13, 14 , 15, 16 , 17 , 18, 19, 
Plct numbers acquired in village Bodad 
25 Part , 37 Part, 38 Part, 39, 40 Part, 41 Part, 42 Part, 43 , 44 , 45 Part, 49 Part. 


- 


- 


- 


S 


- - 


- - 


- 


Lia 


[977 II- Xv 3 (ii)] 

भारत का राजपत्र : प्रताधारण 
: 

. - - - - - - 
Plot Numbers acquired in village Net : 
1 to 9, 10 Part , 11 Part, 12 to 29, 30 Part, 33 Part, 34, 35, Part, 37 Part, 38 Part, 39 to 69 , 71 to 102 , 103 Part, 106 to 
109 , Abadi. 
Plot numbers acquired in villago Warud : 
2 to 5 , 6 /1, 6 /2, 7 /1 -7 /2 , 8 to 13 , 14A , 14B , 15 to 19, 22 , 23 , 24A , 24B , 25 to 78 , 79 /1- 79 /2 , 80 , 81, 82 Part, 83, 84 
Part, 94 , 152 , Nallah Part, 
Plot numbers acquired in villago Akapur: 
37 Part, 38 Part, 39 Part. 
Plot Numbers acquired in village Chinchala : 
19 , 20 , 21, 22 , 26 Part . 
Boundary description : 
A - B 

Line starts from point A n and passes through village Rajur in plot numbers 23 , 22 , 4 , 6 , 7 , then 
along tho outer boundary of plot number 8 and in plot numbers 9 , 10 , 11 , then proceeds through 
village Bodad in plot number 45 , then along the outer boundary of plot numbers 45 , 44 , 49 , then 

passes in plot numbers 49 , 42, 41, 40 , 25 and meets at point B . 
B - C 

Line passes through villago Bodad in plot numbers 25 , 38, 37 , then proceeds through village Durgadi 
in plot numbers 2 , 1 and then proceeds through village Net in plot numbers 103, 10 , 11 and 

meots on the common boundary of villages Net and warui at point C . 
C - D Line passes through village Warud in plot nuinbors 84 , 82 , then along the outer boundary of plot 

numbers 81, 80 , 79 /1 - 79 /2 , 78 , 77 , 94 , 75 , 74 , 70 , 69 , 4 , 3 , 2 , crosses Nallah , tben along the outer 
boundary of plot numbers 152 , 6 /1 -6 /2 , 7 / 1- 7 /2 , 8 , 9, 10 , 11 , then proceeds along the common village 
boundary of Chinchala and Warud and passes through village Chinchala along the outer boundary 
of plot number 26 and meets at point D . 


D - E - F - G - H - 1 Line passes through village Chinchala , partly through and partly along the outer boundary of plot 

nunbor 26 , then along the outer boundary of plot numbers 22 , 20 , 19 , then proceeds through 
village Warud along the outer bouncnry of plct numbe:1s 19, 18 , 22 , 23, 24A , cioses Nallab , then 
proceuds through village Akapur in plot numbers 39, 38 , 37 and me- ts on the common village 
boundary of villages Akapur and Net at point l . 


Line passes through village Net in plot numbers 30 , 33 , 35 , 37 , 38 , then along the outer boundary 
of plot numbers 44, 46 , 47 and mects at point I . 


Line pa sos along the common village boundary of villages Net and Bhandewada, then proceeds 
through village Chandewada in plct numbers 3, 2 , 79 and proceeds through village Rajur in plot 
numbers 21, 22 , 23, and meets at starting point A . 


[No. 43015/3 /89 – LSW ] 
K .K . MISRA , Jt. Secy , 


921 G1/ 95 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Maya Puri, New Delhi- 110064 

and Published to the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1993 


